शासन 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013-2015. " 


" बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई. दिनांक 
30-05-2001 . 


" 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 411 ] 


रायपुर , गुरुवार, दिनांक 3 सितम्बर 2020 - भाद्रपद 12 , शक 1942 


सहकारिता विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 31 अगस्त 2020 


अधिसूचना 


क्रमांक / एफ 15-35 / 15-02 / 2019 / 20 / 20 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 
अधिनियम 1960 की धारा 16 - ग की उप - धारा ( 1 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में 
लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को 
पुनर्गठित करने के लिये " जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक साख सहकारी 
सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019 " विभाग के अधिसूचना क्र . / एफ 
15-35 / 15-02 / 2019 / 20 / 21 दिनांक 03.08.2020 जारी की गई थी । 
( 2) उक्त पुनर्गठन योजना के क्रियान्वयन के दौरान, माननीय उच्च न्यायालय 
छत्तीसगढ़ बिलासपुर में विभिन्न याचिकायें प्रस्तुत की गई थी , जिसमें माननीय उच्च 
न्यायालय बिलासपुर के आदेश दिनांक 22.11.2019 द्वारा, विभाग की उक्त अधिसूचना की 
कंडिका 08 को अपास्त किया गया, किन्तु सोसाइटी के पुनर्गठन की कार्यवाही पर रोक नहीं 
लगाई गई । 
(3) तद्पश्चात छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16 - ग 
की उप - धारा ( 3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा प्रदेश 


821 


822 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2020 


की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये, आगामी 
कार्यवाही के क्रियान्वयन हेतु " प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन 
योजना 2019 की कंडिका 08 – प्रबंध को छोड़कर, कंडिका -5 पुनर्गठन की प्रक्रिया को 
उपांतरित करने अधिसूचना क्र . / एफ 15-35 / 15-02 / 2019 / 1 दिनांक 07.03.2020 जारी 


की गई । 


( 4) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 07.03.2020 की उपांतरित कंडिका 
05- ( च ) के अनुपालन में पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा परीक्षण उपरांत 
" प्राथमिक साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019 के क्रियान्वयन हेतु 
अनुसूची - एक, दो एवं तीन प्रस्तुत किया है 


। 


- 


(5) अतएव विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन की 
आगामी कार्यवाही हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 07.03.2020 की कंडिका 05- ( छ ) के 
अनुसरण में , राज्य शासन एतद् द्वारा , जिले के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को 
पुनर्गठित करने के लिये पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रेषित अनुसूची 
-एक , दो एवं तीन को जारी करता है । हितबद्ध पक्षकार या कोई व्यक्ति अपना अभ्यावेदन, 
दावा या आपत्ति विभाग के ई - मेल आई.डी. osd.coop-cg@nic.in में या पंजीयक सहकारी 
संस्थाएं, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में दिनांक 10.09.2020 तक 
प्रस्तुत कर सकेगें । निर्धारित दिनांक के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति पर विचार 
नहीं किया जावेगा । अभ्यावेदनों, दावा या आपत्ति पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम 
होगा, जो सभी पक्षो पर बंधनकारी होगा । 
(6 ) प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण कर प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों 
की पुनर्गठन योजना 2019 की अनुसूची - एक, दो एवं तीन का अंतिम प्रकाशन कर , पुनर्गठन 
योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा । 


संलग्न : 


अनूसूची – एक , दो एवं तीन 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

पी.एस. सर्पराज , उप - सचिव. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2020 


822 ( 1 ) 


छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2019 


जिला सूरजपुर 


अनुसूची - एक 


क्र 
. 


विद्यमान सोसायटी जो 

प्रभावित है 


अपवर्जित कार्यक्षेत्र ( ग्रामों का 

नाम ) 


विद्यमान सोसायटी जिसमें 
अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है 
( परिणामी सोसायटी) 

4 
निरंक 


1 


2 
निरंक 


3 
निरंक 


क्र . 


1 


2 


3 


1 


अनुसूची - दो 
विद्यमान सोसायटी जो नवीन सोसायटी 

नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र 
प्रभावित है 
(प्रभावित सोसायटी) 

4 
आदिमजाति सेवा सहकारी आदिमजाति सेवा सहकारी | कल्याणपुर, अखोरा कला, 

छतरपुर, 
समिति मर्यादित, लटोरी समिति मर्यादित , कल्याणपुर 

रामेभवरपुर, पोडिपा, पाठकपुर, सुंदरगंज, 

मंजीरा, मोहनपुर, हरिपुर 
आदिमजाति सेवा सहकारी आदिमजाति सेवा सहकारी उमापुर , पंडरीपानी , बकना, बरहोल , माजा , 
समिति 

मर्यादित, | समिति मर्यादित, उमापुर तिवरागुड़ी, नकना 
रामानुजनगर 
आदिमजाति सेवा सहकारी आदिमजाति सेवा सहकारी | जुड़वानी, कसकेला, बलरामपुर, कसलगिरी, 
समिति मर्यादित, सिलफिली | समिति मर्यादित, जुड़वानी बीरपुर, भिावसागरपुर 


2 


3 


4 


5 


आदिमजाति सेवा सहकारी 

करमपुर 
समिति मर्यादित, जयनगर आदिमजाति सेवा सहकारी | कैलाभापुर , राजापुर , अर्जुन नगर , कंदरई, 

समिति मर्यादित, कंदरई पेंडरखी, रतनपुर, जमदेई , कोरेया 
आदिमजाति सेवा सहकारी | कुमदा, गांगीकोट , लक्ष्मणपुर, खरसुरा, 
समिति मर्यादित, रामनगर झुमरपारा, दतिमा, रामनगर , करंजी, रामपुर, 

रूनियाडीह, सुहागपुर, कमलापुर , गोविंदपुर, 
आदिमजाति सेवा सहकारी 

सरस्वतीपुर 
समिति मर्यादित, सूरजपुर 

आदिमजाति सेवा सहकारी परीं, पतरापारा 
समिति मर्यादित, डुमरिया 
आदिमजाति सेवा सहकारी मानी, डेडरी , भतरपुर, सपकरा, सलका , 

समिति मर्यादित, मानी केतका, जोबगा, पोडी, लाछा 
आदिमजाति सेवा सहकारी 

गेतरा 
समिति मर्यादित, अमेरा 
( सरगुजा) 
आदिमजाति सेवा सहकारी आदिमजाति सेवा सहकारी | बड़सरा, बासापारा, 

भवराही , 
समिति मर्यादित, सोनपुर समिति 

मर्यादित, भिावप्रसाादनगर, सोनपुर (भिा ), खुटरापारा, 
शिवप्रसादनगर 

गंगोटी, डबरीपारा, नावापारा, करौंदामुड़ा 


6 


7 


8 


, 


आदिमजाति सेवा सहकारी | आदिमजाति सेवा सहकारी | रेवटी , धोंधा, बटई, सोनडीह, गोवर्धनपुर , 
समिति मर्यादित, गोविंदपुर | समिति मर्यादित , रेवटी रामपुर, चांचीडांड, डांडकरवां, भेडिया, 

पहाड़ करवां 
आदिमजाति सेवा सहकारी | आदिमजाति सेवा सहकारी | डुमरिया , पसला, पीढ़ा , नेवरा , नवगई, 
समिति मर्यादित, बसदेई समिति मर्यादित , डुमरिया नरेभापुर 


9 


822 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 3 सितम्बर 2020 


अनुसूची - तीन 


1 


3 


4 


5 


1 


- 


क्र . विद्यमान 

अपवर्जित कार्यक्षेत्र ( ग्रामों | विद्यमान सोसायटी जिसमें नवीन सोसायटी जिसमें 
सोसायटी जो 

का नाम ) अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है 

अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है 
प्रभावित है 

( परिणामी सोसायटी ) 
( प्रभावित क्षेत्र ) 

2 
आदिमजाति सेवा कालीपुर , दुर्गापुर, नावापारा 

आदिमजाति सेवा सहकारी 
सहकारी समिति खुर्द, महंगई 

समिति मर्यादित, महंगई 
मर्यादित, परशुरामपुर, सूरता, मोहनपुर 

आदिमजाति सेवा सहकारी 
उमेश्वरपुर 

समिति मर्यादित, परशुरामपुर 
2 आदिमजाति सेवा राजापुर , जगरनाथपुर , 
सहकारी समिति 

अक्षयपुर 
मर्यादित, पतरापाली साल्ही 

आदिमजाति सेवा सहकारी 
3 आदिमजाति सेवा चन्द्रिकापुर , पस्ता, तेलसरा , 

समिति मर्यादित, चंदरपुर 
सहकारी समिति | सोनपुर, आमगांव, 

कोट , 
मर्यादित, देवनगर 

चन्दरपुर, पंपापुर 
बद्रीकाश्रम 

आदिमजाति सेवा सहकारी 
समिति 

मर्यादित, 

रामानुजनगर 
परसापारा, बरौल, भरूहामुडा, 

आदिमजाति सेवा सहकारी 
उमेभापुर 

समिति मर्यादित , कृष्णपुर 
4 | आदिमजाति सेवा | कृष्णपुर, कमलपुर, अगस्तपुर 
सहकारी समिति पण्डरी, धनेशपुर 

आदिमजाति सेवा सहकारी 
मर्यादित, पोड़ी 

समिति मर्यादित, देवनगर 


5 


आदिमजाति सेवा सहकारी 
समिति मर्यादित, बतरा 


5 | आदिमजाति सेवा धरतीपारा, बरौल, केनापारा, 

सहकारी समिति करकोली नया , दुग्गा, बरपारा, 
मर्यादित, सलका लक्ष्मीपुर, राई, बतरा, बुंदिया, 

धरमपुर, सुदामानगर, सोनपुर 
( सू ), करसू, राजकिभाोर नगर, 
डुमरिया, मलगा, तेलगवां, 
बरोधी 
जरही, बंशीपुर, कोरन्धा 


आदिमजाति सेवा सहकारी 
समिति मर्यादित, सोनगरा 


6 | आदिमजाति सेवा ब्रम्हपुर, कंचनपुर , भगवानपुर , 

सहकारी समिति | फुलकोना, गौरीपुर, कनकपुर, 
मर्यादित, गणेभापुर खजूरी, अन्नपूर्णा 


आदिमजाति सेवा सहकारी 
समिति मर्यादित, ब्रम्हपुर 


छिंदिया, मकरबंधा, जगतपुर, 
मदनपुर, केभावपुर, गोकुलपुर, 
रामेशवरम 


आदिमजाति सेवा सहकारी 
समिति मर्यादित, छिंदिया 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2020 


822 ( 3 ) 


टाकर 


आदिमजाति सेवा सहकारी 
समिति मर्यादित, प्रेमनगर 


नवापाराकला 


आदिमजाति सेवा सहकारी 
समिति मर्यादित, बकिरमा 


7 


8 


आदिमजाति सेवा सहकारी 
समिति मर्यादित, मोहरसोप 


9 


- 
- 


आदिमजाति सेवा | बकिरमा , कोटेया , महोरा, 
सहकारी समिति विंध्याचल, बलदेवनगर, 
मर्यादित, प्रेमनगर सारसताल , महेभापुर, 

हरिहरपुर, रामेभवरनगर, 

केदारपुर, लक्ष्मणपुर 
आदिमजाति सेवा टमकी, करवां 

आदिमजाति सेवा सहकारी 
सहकारी समिति 

समिति मर्यादित, ओड़गी 
मर्यादित, नवगई मोहरसोप, कछिया , नवडीहा, 

पडवारी, चोगा, करौटी, 
जुडवनिया, कछवारी, रामगढ, 
लुल्ह, उमझर , रसौकी, 
बसनारा, खैरा, बघवई, परसा, 

तेलईपाट 
आदिमजाति सेवा | कैलाभानगर, जेल्हा 
सहकारी समिति | इन्दरपुर , कुदरगढ़ , 

बभना, 
मर्यादित, ओड़गी 

धूर , खोहिरपारा 
10 | आदिमजाति सेवा धरसेड़ी, सावारांवा, परसिया, 

सहकारी समिति | बैजनाथपुर 

मर्यादित, केवरा 
11 | आदिमजाति सेवा | रामपुर , भंवरखोह, चपदा 

सहकारी समिति | आनंदपुर, करौं, कुप्पी 

मर्यादित, भैयाथान 
12 आदिमजाति सेवा जजावल , अंजनी, गोरगी, 

सहकारी समिति | पकनी, देवरी, घाटपेंडारी, 
मर्यादित, दवनकरा | सेमई, दरहोरा, चंदौरा, 

नवाधक्की, गिरिया 
13 | आदिमजाति सेवा | मायापुर -1 , डोमहंत 

सहकारी समिति टुकुडांड ,, चांचीडांड, मसगा, 
मर्यादित, प्रतापपुर | सोनपुर, चन्द्रेली, पोडिपा, 

नवाडीह, पेण्डारी 


आदिमजाति सेवा सहकारी 
समिति मर्यादित, रामपुर 


- 


आदिमजाति सेवा सहकारी 
समिति मर्यादित, चंदौरा 


। 


आदिमजाति सेवा सहकारी 
समिति मर्यादित, टुकुडांड 


14 | आदिमजाति सेवा | करसी, मकनपुर, बरबसपुर, 

सहकारी समिति सिलफिली, कनकनगर, 
मर्यादित, गोपालपुर बुढाडांड 
( बलरामपुर ) 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2020 . 


